निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 502) पटना , मंगलवार , 13 जून 2017 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2017 
सं0 01 / नि० (विविध ) - 194 / 2013 / 3049 - दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा - 38 (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार अधिसूचना संख्या - 4609 
दिनांक - 12. 10. 1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि – 12.10. 1999 से चार वर्षों के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 
अधिक्रांत किया था । पुनः परिवहन विभाग , बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या - 6732 दिनांक 31 . 12. 2013 द्वारा 
अधिक्रमण अवधि को दिनांक 12.10. 2003 से दिनांक 31.03. 2014 तक , अधिसूचना संख्या - 2149 दिनांक 07.04. 2014 
द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01. 04 .2014 से दिनांक 31 .03.2015 तक , अधिसूचना संख्या - 4699 दिनांक 21.09. 
2015 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04. 2015 से दिनांक 31.03.2016 तक एवं अधिसूचना संख्या - 6763 दिनांक 
17. 11. 2016 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31. 03. 2017 तक के लिए विस्तारित किया गया । 

राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की सम्यक् रूप से नियुक्ति कर निगम के कार्यों का संचालन किया जा रहा है । 
राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निगम को अधिक्रांत स्थिति में रखा जाना अत्यावश्यक है । 

और, चूंकि अधिक्रमण अवधि का विस्तार दिनांक 01.04. 2017 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिए किया जाना 
आवश्यक है ; 

अतः दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट , 1950 की धारा - 38 (1) - सह - पठित धारा - 38 (3)(ए ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01. 04. 2017 से दिनांक 
31. 03. 2018 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी, 

प्रधान सचिव । 
The 12th June 2017 
No . 01/Ni. (Vividh )- 194 /2013 / 3049 — In exercise of the powers conferred by 
Section- 38 ( 1 ) of The Road Transport Corporations Act, 1950 , State Government had 
superseded the Bihar State Road Transport Corporation vide Notification No . 4609 dated 
12 - 10 - 1999 for four years from the date of Notification i.e. from 12 . 10 .1999 with prior 
approval of the Central Government. Again the supersession period of the Corporation has 


PER JOC (37HTERUT) , 13 JLG 2017 
been extended from dated 12 . 10 .2003 to dated 31.03 . 2014 vide notification no -6732 dated 
31. 12 .2013 , from dated 01 .04 .2014 to 31. 03. 2015 vide notification No.-2149 dated 07 - 04 
2014 , from dated 01.04 . 2015 to 31.03 . 2016 vide notification No. - 4699 dated 21 -09 - 2015 
and from dated 01.04 . 2016 to 31.03 . 2017 vide notification No.-6764 dated 17 - 11 - 2016 of 
the Department of Transport, Bihar , Patna . 

Affairs of the Corporation are being conducted by the Administrator duly appointed 
by the State Government. The State Government is satisfied that it is necessary to keep the 
corporation in superseded stage . 

And whereas, it is necessary to extend the supersession period from 01 .04 . 2017 to 
31. 03. 2018 . 

exercise of the powers conferred by section 38 ( 1) read -with - section 38 ( 3 ) (a ) 
of The Road Transport Corporations Act, 1950 , the supersession period of the Bihar State 
Road Transport Corporation is being extended from the date 01 .04 .2017 to 31 .03.2018 . 

By order of the Governor of Bihar, 
SUJATA CHATURVEDI, 

Principal Secretary . 


vers 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (3HTERUT) 502 - 571 + 50 -foodto 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


